निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 पौष 1939 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 19 जनवरी 2018 


( सं0 पटना 45 ) 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

8 सितम्बर 2017 
सं० 11 / वित्त रहित / 16 - 07 / 2015 - 2179 — विभागीय अधिसूचना संख्या 513 दिनांक 13.05. 2015 द्वारा 
अधिसूचित राज्य अपीलीय प्राधिकार एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 1068 दिनांक 08 .09 . 2015 द्वारा उक्त प्राधिकार के 
अध्यक्ष पद पर नियुक्त श्री यू० एन० पंजियार, भा०प्र०से० ( सेवानिवृत) अपने कार्य के अतिरिक्त शिक्षा विभाग की 
अधिसूचना संख्या -11 / वि०र० 16- 07 / 2015 - 972 दिनांक - 19. 05.2015 के द्वारा अधिसूचित बिहार अनुदानित शिक्षण 
संस्थान प्राधिकार नियमावली, 2015 के अंतर्गत "बिहार अनुदानित शिक्षण संस्थान प्राधिकार " के दायित्वों का भी निर्वहन 
करेंगे । 

2. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
3. अधिसूचना निर्गत तिथि से "बिहार अनुदानित शिक्षण संस्थान प्राधिकार संचालित समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरशद फिरोज , 

सरकार के उप - सचिव । 
The gth September 2017 
No 11/Vittrahit -16 -07 /2015 -2179 — Vide Departmental Notification No. 1068 dated 
08.09 .2015 , Sri U .N . Panjiar , IAS (Retd .) who has been appointed as the Chairman of the State 
Appellate Authorily , constituted vide Departmental Notification No. 513 dated - 13.05.2015 , will 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 जनवरी 2018 


also perform the duty of Bihar Aided Educational Institution Authority , Constituted under the Bihar 
Aided Educational Iustitutional Tribunal Rules. 2015 . 

2 . The approval of the competent authority has been accorded on the aforesaid order . 

3 . “ The Bihar Aided Educational Institution Tribunal” shall be operative with effect from the 
date of issue of the notification . 

By order of the Governor of Bihar, 

ARSHAD FIROZ , 
Deputy Secretary of Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 45 -571 + 1000- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


